इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


म ध्य 


बासन 
. 


MIRE 


wala 


117 


सत्यमेज 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 227 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 12 जून 2015 - ज्येष्ठ 22, शक 1937 


R 


नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग 
___ मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


कार्यालय , आयुक्त चम्बल संभाग , मुरैना , मध्यप्रदेश 


मुरैना, दिनांक 9 जून , 2015 


अधि सू./136. क्र . परि मु - 2015- 3188. - मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की 
अधिसूचना क्र . 3- 518 - अठारह - 3 - 2004 भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुये मैं शिवानंद दुबे , आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना एतदद्वारा म . प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 
( क्र . 23, सन् 1956 ) की धारा 10 ( 1 ) के अधीन नगर पालिक निगम मुरैना के वार्डों का विस्तार 
निम्नलिखित अनुसूची अनुसार अवधारित करता हूँ : 


453 


454 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


PART 


Rupane 


Line 


A 


mrapalon - 


wonda 


- 


ma - HIARP 


वार्ड क्र० 


01 


- 


02 


- 


03 


अनुसूची - 1 

गठित वार्डो के नाम 
वार्ड का नाम वार्ड क्र0 

वार्ड का नाम 
| रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 

उत्तमपुरा वार्ड 
महाकाल वार्ड 

डा.भीमराव अम्बेडकर वार्ड 
| संत कबीर वार्ड 

हनुमान वार्ड 
| रफी अहमद किदवई वार्ड 

| इंदिरा गाँधी वार्ड 
तात्याटोपे . वार्ड 

29 मनोहर वार्ड । 
लालबहादुर शास्त्री वार्ड | सरोजनी नायडू वार्ड 
दाऊ जी वार्ड 

स्वामी विवेकानंद वार्ड 
| डा .राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 

गणेश वार्ड 
| महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
33 | रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 


OMR 


फ 


04 . 


05 


06 


30 


- 


07 


08 


32 


movemade 


09 


MARo 


w 


marva 


- 


ma 


- 


me - 


0000 


RAWArom 


| 10 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 


10 


34 


34 


तुलसी वार्ड 


35 


dop 


- 


pan 


12 


36 


शंकर वार्ड 
संजय गांधी वार्ड 
गुरूनानक वार्ड 


- 


14 


38 


15 


| सुखदेव वार्ड 
| पशुपति नाथ वार्ड 

डा. राममनोहर लोहिया 
| वार्ड 
| महाराणा प्रताप वार्ड 
| महादेव वार्ड 
रामजानकी वार्ड 
जवाहरलाल नेहरू वार्ड 
महावीर वार्ड 
संत रविदास वार्ड 
महात्मा ज्योतिबा फूले 


39 


| 


16 


40 


. 17 


41 


| महात्मा गांधी वार्ड 
गोपाल वार्ड 
वनखण्डी वार्ड 
अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड 
लोकमान्य तिलक वार्ड 
राजगुरू वार्ड 
सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 


18 


42 


20 


44 . 


वार्ड 


21 


45 


22 


संत विनोवा भावे वार्ड 
महामाया वार्ड 
| बिहारी जी वार्ड 


46 


चम्बल वार्ड 
मयूरवन वार्ड 
शहीद भगत सिंह वार्ड 


23 


47 


24 


सुभाषचंद्र बोस वार्ड 


ovemalRAN 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 ( 1 ) 


अनुसूची - 2 


परिसीमन पश्चात गठित वार्डो की निर्धारित चर्तुसीमा 
वार्ड क्रमांक 01 - रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 
उत्तर - राजस्व ग्राम इमलिया से मिलने वाली मुडियाखेडा की राजस्व सीमा 
पूर्व - राजस्व ग्राम गंजरामपुर / जींगनी से मिलने वाली मुडियाखेड़ा कीराजस्व सीमा 
दक्षिण - राजस्व ग्राम बडोखर / जेबराखेडा से मिलने वाली मुडियाखेडा कीराजस्व सीमा . 
पश्चिम - राजस्व ग्राम बडोखर से मिलने वाली मुडियाखेडा की राजस्व सीमा 


... 


वार्ड क्रमांक 02 -- महाकाल वार्ड 
उत्तर - अंबाह बायपास पर इमलिया रोड के जोड से पूर्व की ओर चलकर अंबाह बायपास तिराहे के 

जोड से होकर राजस्व ग्राम मुडियाखेडा से मिलने वाली बडोखर की उत्तरी राजस्व सीमा 
पूर्व .. - राजस्व ग्राम मुडियाखेड़ा से मिलने वाली बडोखर की पूर्वी राजस्व सीमा 
दक्षिण -किशनपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलकर नंदे का पुरा रोड के जोड़ तक 
पश्चिम - नंदे का पुरा रोड से उत्तर की ओर चलकर नंदे का पुरा छोडते हुए और पूर्वी आबादी को 

शामिल करते हुये आगे बडोखर की आबादी को शामिल कर अंबाह रोड पर कैलाश छारी के 
मकान तक , यहां से अंबाह रोड क्रास कर पूर्व की आबादी लेते हुये बडोखर हनुमान रोड से 
होते हुए. इमलिया रोड एवं अंबाह बायपास के जोड तक 


वार्ड क्रमांक 03 - संत कबीर वार्ड 
उत्तर - क्वारी नदी 
पूर्व - राजस्व ग्राम इमलिया से मिलने वाली लालौर की पूर्वी राजस्व सीमा । 


दक्षिण - इंदिरा सरोवर के पीछे से एम0पी0ई0बी0 सब स्टेशन पर पहुंच कर पश्चिम की ओर चलकर 

उत्तरी आबादी शामिल करते हुये लालोर रोड पर कन्हैया डण्डौतिया के कुये से दक्षिण की 

ओर मुडकर गिर्राज डण्डौतिया की गली के पास कुंये तक वहाँ से गोटेनगर व उत्तमपुरा के 

पीछे से होकर रेल्वे लाईन पर उत्तमपुरा पुलिया तक 
पश्चिम - दिल्ली मुबंई मुख्य रेल्वे लाईन 


454 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


वार्ड क्रमांक 04 -रफी अहमद किदवई वार्ड 
उत्तर - क्वारी नदी . 
पूर्व -दिल्ली मुबंई मुख्य रेल्वे लाईन 
दक्षिण - लालोर रेल्वे फाटक से अंबाह बायपास पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी लेते . 

हुये नाला नंबर 1 की पुलिया तक , वहाँ से उत्तर की ओर मुडकर सुंदरपुर दगरे तक . सुंदरपुर 
दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ए.बी . रोड पर पलाश ढाबे तक । 
यहां से ए0बी0 रोड पर चलकर निवी जोड़ पर पहुंचकर पश्चिम की ओर चलते हुए निवी गांव 

तक 
पश्चिम - निवी गांव की पश्चिमी राजस्व सीमा पर चलकर क्वारी नदी तक . .. . . 


वार्ड क्रमांक 05 - तात्याटोपे वार्ड 
उत्तर -मुंशी का बाग रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये ए.बी. रोड पर पलाश 

ढाबे तक । वहॉ से पूर्व दिशा की ओर नाला नं.01 तक । 
पूर्व -नाला नं01 पर नाला -नाला दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये अंबाह 

बायपास तक . 
दक्षिण – अंबाह वायपास पर नाला नं . 01 की पुलिया से पचिश्म की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते 

हुये ए. बी. रोड क्रास कर फोरेस्ट कालौनी होते हुए जौरी गांव नई आबादी तक . 
पश्चिम – फोरेस्ट कालोनी के पीछे जौरी गांव की नई आबादी से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी 

को लेते हुये मुंशी का बाग रोड तक 


वार्ड क्र . 06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 
उत्तर -मुरैना गांव से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये मुरैना गांव तथा जौरी की 

मिश्रित आबादी को शामिल कर मुंशी के बाग के पीछे तक 
पूर्व -मुंशी का बाग के बाहर से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी शामिल करते हुये जौरी 

गांव के बाहर से निकलकर एस.एस. रोड पर मुरैना गांव की सीमा पर दाऊ जी नगर तक . 
दक्षिण -- एम. एस. रोड पर दाऊ जी नगर से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये 

कैलादेवी फ्लोर मिल तक 
पश्चिम - एम . एस . रोड पर कैलादेवी फ्लोर मिल से मुरैना गांव के मार्ग पर उत्तर की ओर चलकर 

पूर्वी आबादी को लेते हुये मुरैना गांव तक 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 ( 3 ) 


. .. 


. 


. 


. 


. . . 


... 


वार्ड क्रमांक 07 - दाऊ जी वार्ड 
उत्तर - मुरैना गांव की सीमा के उत्तर -पश्चिमी कोने से पूर्व की ओर चलते दक्षिणी आबादी लेते हुये 

. हुए मुरैना गांव तक . 
पूर्व - मुरैना गांव से दाऊ जी का मंदिर एवं गांव की शेष आबादी लेते हुए दक्षिण की ओर चलकर 

पश्चिमी आबादी लेते हुये एम. एस. रोड पर कैलादेवी फ्लोर मिल तक, यहां से एम. एस. रोड । 

क्रास कर दक्षिण दिशा में मुरैना गांव की राजस्व सीमा तक. . 
दक्षिण - मुरैना गांव की दक्षिणी राजस्व सीमा 
पश्चिम - मुरैना गांव की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये एम .एस. रोड 

क्रास कर श्रीराम फार्म हाउस के पास नरूआ - नरूआ चलकर मुगॉवली से लगी राजस्व सीमा 


m 


. . 


. 


. 


तक 


- वार्ड क्रमांक 08 - डा .राजेन्द्रप्रसाद वार्ड 
उत्तर - मुरैना गांव की पूर्वी सीमा से जौरा खुर्द की उत्तरी सीमा पर पूर्व की ओर चलते हुये दक्षिणी 

आबादी को लेते हुये जौरी गांव के चौराहे तक 
पूर्व - जौरी गांव के चौराहे से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये एम .एस. रोड पर 

रामेश्वर यादव के मार्केट तक 
दक्षिण - एम एस रोड पर रामेश्वर यादव मार्केट से पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी आबार्दी लेते . 

हुये सोलंकी पेट्रोल पंप से आगे चलकर जौरा खुर्द की राजस्व सीमा पर दाऊजी नगर तक 
पश्चिम - दाऊजी नगर से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को शामिल कर जौरा खुर्द की उत्तरी.. 

सीमा तक 


वार्ड क्रमांक 09 - महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
उत्तर - जौरी गांव के चौराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये ऋषि गालब 

कालेज के सामने से ए.बी. रोड तक 
पूर्व - ऋषिगालब कॉलेज रोड़ जौरी रोड के जोड से ए. बी. रोड पर दक्षिण की ओर चलकर 

पश्चिमी आबादी लेते हुये बैरियर चौराहे तक . 
दक्षिण - बैरियर चौराहे से एम.एस. रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को शामिल करते 

हुये रतनदेव मैरिज गार्डन के सामने से होकर रामेश्वर यादव के मार्केट तक . 
पश्चिम --एम एस रोड रामेश्वर यादव मार्केट के जोड से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते 

हुये जौरी गांव के चौराहे तक 


454 ( 4 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015 


ww 


. . वार्ड क्रमांक 10 - चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
उत्तर - जौरी गांव की नई आबादी से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये फोरेस्ट 

- कालोनी होते हुए ए.बी. रोड तक 
पूर्व - ए. बी . रोड पर फोरेस्ट कालोनी रोड के मिलान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी 

_ को लेते हुये के. एस . फैक्ट्री के सामने जौरी रोड तक . 
- दक्षिण -ए.बी. रोड से ऋषि गालब कालेज के सामने से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते 

हुये जौरी गांव के चौराहे तक 
पश्चिम - जौरी गांव की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये फोरेस्ट 

कालोनी के पीछे नई आबादी तक 


वार्ड क्रमांक 11 - सुखदेव वार्ड 
उत्तर -ए. बी. रोड से अंबाह बायपास पर पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिणी आबादी लेते हुये बारह फुटा 
- हनुमान रोड तक 
पूर्व - अंबाह बायपास से बारह फुटा हनुमान रोड पर सिद्धनगर से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी 
. आबादी लेते हुये मस्जिद वाली गली तथा बाल सम्प्रेक्षणगृह के बगल से चलकर जगदीश 

सीमेंट वाले की गली से नैनागढ रोड तक 
दक्षिण - नैनागढ रोड पर जगदीश सीमेंट वाले की गली से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी 

लेते हुये के.एस. फैक्ट्री चौराहे तक 
पश्चिम - के. एस. फैक्ट्री चौराहे से ए. बी . रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये अंबाह . 

बायपास तक । 


वार्ड क्रमांक 12 - पशुपतिनाथ वार्ड 
उत्तर -ए.बी. रोड से नैनागढ रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये कृषि उपज 

मण्डी के सामने तिलहन संघ रोड के मिलान तक । 
- नैनागढ रोड से तिलहन संघ रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए पिश्चमी आबादी शामिल 
कर, प्रेमी नर्सिग होम रोड तक, यहाँ से पश्चिम की ओर मुडकर उत्तरी आबादी शामिल कर 
डॉ . तोमर के चौराहे से होकर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये एम .एस. रोड 

पर कोर्ट तिराहे तक . 
दक्षिण - एम. एस. रोड पर कोर्ट तिराहे से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये बैरियर । 

चौराहे तक 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 ( 5 ) 


पश्चिम - बैरियर चौराहे से ए. बी . रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये नैनागढ रोड 


तक. . . 


वार्ड क्रमांक 13 - डा .राममनोहर लोहिया वार्ड . 
उत्तर - नैनागढ रोड पर तिलहन संघ रोड के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को 

लेते हुये माहेश्वरी धर्मशाला शामिल कर बी. आर . गार्डन के पास नाला नं. 01 की पुलिया तक 
पूर्व - बी. आर गार्डन के पास नाला नं. 01 की पुलिया से नाले - नाले दक्षिण की ओर चलकर . 

पश्चिमी आबादी को लेते हुये शुक्ला होटल की पुलिया तक .. 
दक्षिण - शुक्ला होटल की पुलिया से एमएस रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते । 

हुये कोर्ट रोड तिराहे तक . . 
पश्चिम -एमएस रोड से कोर्ट रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये डा.तोमर के . 

चौराहे तक. यहाँ से पूर्व की ओर मुडकर दक्षिणी आबादी लेते हुये तिलहन संघ के क्वॉर्टरो के 
बगल से उत्तर की ओर तिलहन संघ रोड पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये नैनागढ रोड 
तक . 


वार्ड क्रमांक 14 - महाराणा प्रताप वार्ड 
उत्तर - अम्बाह बायपास पर बारहफुटा हनुमान जी रोड से पूर्व की ओर चलते हुये दक्षिणी आबादी 

लेते हुये हुए नाला नं. 01 की पुलिया तक . . 
पूर्व - अम्बाह बायपास पर नाला नं. 01 की पुलिया से नाले - नाले दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी . 

आबादी लेते हुये ट्रेंच रोड़ तक एवं ट्रेंच रोड पर पूर्व की ओर मुडकर दक्षिणी आबादी शामिल 
कर सेन्ट्रल वेयरहाउस के पीछे की गली से निकलकर महावीरपुरा मेन रोड तक. यहॉ से 

दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये वेयरहाउस रोड तक. . 
दक्षिण - वेयरहाउस रोड़ पर महावीरपुरा मेनरोड़ के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी 

आबादी शामिल करते हुये माधौपुरा रोड होते हुए मंडी गेट के सामने से निकलकर जगदीश 

सीमेंट वाले की गली तक . 
पश्चिम - नैनागढ रोड से जगदीश सीमेंट वाले की गली से पूर्वी आबादी शामिल कर बाल सम्प्रेक्षणगृह 

के बगल से होकर सिद्धनगर मस्जिद वाली रोड एवं बारह फुटा हनुमान मंदिर रोड से होकर 


अंबाह बायपास तक 


454 ( 6 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


वार्ड क्रमांक 15 - महादेव वार्ड 
उत्तर – अंबाह बायपास रोड पर नाला नम्बर 01 के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी 

लेते हुये शांति वेयर हाउस के पास कच्चे रास्ते तक 
पूर्व - अंबाह बायपास रोड से शांति वेयर हाउस के पास कच्चे रास्ते से दक्षिण की ओर चलकर 

पश्चिमी आबादी शामिल करते हुये ट्रेचिंग ग्राउड रोड क्रास कर भगवानदास चना वाले की । 
गली से निकलकर तथा दक्षिणी आबादी शामिल करते हुये महावीरपुरा मेन रोड पर पश्चिमी 

आबादी लेते हुये वेयर हाउस के पीछे गली तक । 
दक्षिण - महावीर पुरा मैन रोड से वेयरहाउस के पीछे की गली में पश्चिम की ओर चलकर उन्नरी 

आबादी लेते हुये ट्रेंच रोड होकर नाला नम्बर 01 तक 
पश्चिम – नाला न. 01 पर ट्रेंच रोड के मिलान से उत्तर की ओर नाला - नाला चलकर पूर्वी आबादी 

__ लेते हुये अंबाह वायपास रोड तक 


mews 


वार्ड क्रमांक 16 - रामजानकी वार्ड 
उत्तर - कृषि उपज मण्डी तिराहे से माधौपुरा रोड पर पूर्व की ओर चलते दक्षिणी आबादी को लेते 

हुए माधौपुरा की पुलिया क्रॉस कर वेयरहाउस रोड पर अ. जा. क. थाने की पुलिया तक . 
पूर्व - अजाक थाने की पुलिया से शिक्षानगर रोड पर दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी आबादी 

शामिल कर एम.एस. रोड पर श्यामसुदर के पेटोल पंप तक 
दक्षिण - एम. एस . रोड पर श्यामसुंदर के पेट्रोलपंप से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी अबादी लेते हुये 

नाला नम्बर 01 की पुलिया तक 
पश्चिम - नाला नं.01 के किनारे - किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये बी. आर.गार्डन 

के पास नाला नं. 01 की पुलिया तक. यहॉ से नैनागढ़ रोड पर पश्चिम की ओर चलकर 
उत्तरी आबादी को लेते हुये कृषि उपज मंडी तिराहे तक 


- 


- 


- 


वार्ड क्रमांक 17 - जवाहरलाल नेहरू वार्ड 
उत्तर -गर्ल्स स्कूल रोड पर गर्ल्स स्कूल से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये गोपीनाथ 

की पुलिया पंचमुखी हनुमान तक 
पूर्व - गोपीनाथ की पुलिया के पास पंचमुखी हनुमान से दक्षिण की ओर जहारसिंह शर्मा मार्ग पर 

मध्य में चलते हुये पश्चिमी आबादी लेते हुये एस. एस. रोड के पास तोताराम घी वाले क 

मकान तक 
दक्षिण - एम . एस. रोड पर तोताराम घी वाले के मकान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते 

हुये नेहरू पार्क तक । 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 ( 7) 


पश्चिम - नेहरू पार्क से शिक्षा नगर रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये गर्ल्स 

स्कूल तक 


वार्ड क्रमांक 18 - महावीर वार्ड . . 
उत्तर - महावीरपुरा मैन रोड से पूर्व में हीरालाल वाली गली में चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये 

मस्जिद चौराहे तक 
.. पूर्व - हीरालाल वाली गली के मिलान से मस्जिद चौराहे से दक्षिण की ओर भरोषी की धर्मशाला 

रोड पर चलते हुए पश्चिमी आबादी को लेते हुये गर्ल्स स्कूल रोड तक . 
दक्षिण -गर्ल्स स्कूल रोड पर भरोषी की धर्मशाला रोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी 

__ आबादी लेते हुये महावीरपुरा मैन रोड तक । 
पश्चिम -गर्ल्स स्कूल रोड से महावीरपुरा मैन रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते 

हुये हीरालाल वाली गली के मिलान तक । . 


वार्ड क्रमांक 19 - संत रविदास वार्ड 
उत्तर - अंबाह बायपास मार्ग पर शांति वेयरहाउस के पास कच्चे रास्ता से पूर्व की ओर चलकर 

दक्षिणी आबादी को लेते हुये नाला नम्बर 02 के मिलान तक । 
पूर्व - अबांह बायपास रोड से दक्षिण की ओर नाला नं.02 के सहारे - सहारे सिंघलबस्ती गोपी 

हाईस्कूल रोड से चलकर पश्चिमी आबादी को लेते हुये मस्जिद चौराहे तक 
दक्षिण - मस्जिद चौराहे से हीरालाल वाली गली में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये . 

महावीरपुरा मेन रोड तक , यहां से मुडकर भगवानदास चना वाले की गली के मध्य से 

चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ट्रैच रोड पर गंगाराम राठौर के मकान तक । 
पश्चिम - गंगाराम राठौर के मकान के पास से ट्रैच रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते 

हुये अंबाह बायपास पर शांति वेयरहाउस के पास कच्चे रास्ते तक । 


वार्ड क्रमांक 20 - महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड 
उत्तर -- अंबाह बायपास मार्ग पर नाला नं . 02 के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी 

- लेते हुये लालौर रेल्वे क्रांसिग तक 
पूर्व - लालौर रेल्वे क्रांसिग से रेल्वे लाइन के किनारे -किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी 

आबादी लेते हुये नाला नम्बर 02 व 03 के जंक्शन से होते हुए नाला नम्बर 02 मार्ग पर 
___ गोपेश्वर डंडोतिया की गली तक 
दक्षिण - नाला नं. 02 मार्ग से गोपेश्वर डंडौतिया की गली में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी 


454 ( 8 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


लेते हुये मस्जिद चौराहे तक । 
पश्चिम - इस्लामपुरा मस्जिद चौराहे से गोपीहाई स्कूल रोड से उत्तर में आगे चलकर पूर्वी आबादी को 

लेते हुये नाला नं . 02 के सहारे - सहारे अंबाह बायपास रोड तक । 


- 


wwwwwwnepmom 


वार्ड क्रमांक 21 -- संत विनोवा भावे वार्ड 
उत्तर - इस्लामपुरा मस्जिद चौराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये नाला नम्बर 

02 मार्ग तक 
पूर्व - नाला नम्बर 02 पर गोपेश्वर डंडोतिया की गली से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी 

__ को लेते हुये गोपीनाथ की पुलिया हाकिम सिंह डंडौतिया के मकान तक 
दक्षिण - हाकिम सिंह डंडौतिया के मकान से गर्ल्स स्कूल रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी 

- आबादी को लेते हुये भरोषी की धर्मशाला रोड के मिलान तक 
पश्चिम -गर्ल्स स्कूल रोड से भरोषी की धर्मशाला रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को 

लेते हुये धर्मशाला चौराहे से होकर मस्जिद चौराहे तक 


वार्ड क्रमांक 22 - महामाया वार्ड 
उत्तर – पीपलवाली माता से नाला नं. 02 मार्ग पर सिंघल बस्ती की ओर चलकर दांई ओर की 

आबादी को लेते हुये नाला नम्बर 02 एवं 03 के मिलान के पास रेल्वे लाईन तक . 
पूर्व - नाला जंक्शन से रेलवे लाइन के किनारे -किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी 

को लेते हुये महादेव नाका तक 
दक्षिण - महादेव नाका से शंकर बाजार मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये 

गोपीनाथ की पुलिया तक 
पश्चिम - गोपीनाथ की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये नाला नं. 02 मार्ग 

पर पीपलवाली माता तक 


वार्ड क्रमांक 23 - बिहारी जी वार्ड 
उत्तर - माहामाया मंदिर रोड पर पालिका बाजार से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते 

हुये शंकर बाजार होकर अंडर ब्रिज के पास रेलवे लाइन तक 
पूर्व - अंडर ब्रिज के पास से रेलवे लाइन के किनारे -किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी 

आबादी लेते हुये रेल्वे माल गोदाम तक 
दक्षिण - रेल्वे गोदाम से पश्चिम की ओर एमएस रोड पर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये गुफा मंदिर 


तक 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015 


454 ( 9 ) 


पश्चिम -- गुफा मंदिर से उत्तर की ओर जाहरसिंह शर्मा मार्ग पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये 

पालिका बाजार गोपीनाथ की पुलिया तक. 


mice 


वार्ड क्रमांक 24 - सुभाष चंद्र बोस वार्ड 
उत्तर - रेलवे अंडरब्रिज से अंबाह रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये अंबाह 

तिराहे तक ... . . . . .. 
पूर्व - अंबाह तिराहे पर राजपूत आडीटर के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी 

लेते हुये ओव्हरब्रिज के पास उमा तोमर के मकान तक . 
दक्षिण - उमा तोमर के मकान से ओव्हरब्रिज के सहारे - सहारे पश्चिम की ओर चलकर - उत्तरी आबादी 

· लेते हुये रेलवे लाईन तक 
पश्चिम - रेल्वे ओवरब्रिज के पास प्लेटफार्म नं.01 से रेल्वे लाइन के किनारे -किनारे उत्तर की ओर . 

चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये रेलवे अंडर ब्रिज तक 


वार्ड क्रमांक 25 - उत्तमपुरा वार्ड 
उत्तर - उत्तमपुरा रेल्वे पुलिया से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये यादव गली होकर 

बदलुआ बाल्मीक की गली तक 
पूर्व - बदलुआ वाल्मीक की गली से दक्षिण की ओर चलकर एम .एल.ए. रोड क्रॉस कर पश्चिमी 

आबादी लेते हुये जैन बगीची रोड से होकर अंबाह रोड तक 
दक्षिण - अंबाह रोड पर जैन बगीची रोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते । 

हुये रेल्वे अंडर ब्रिज के पास रेलवे लाईन तक 
पश्चिम - रेल्वे अंडरब्रिज से रेल्वे लाइन के किनारे -किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते 

हुये उत्तमपुरा रेल्वे पुलिया तक 


वार्ड क्रमांक 26 - डा. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 
उत्तर - यादव गली से पूर्व की ओर चलकर बदलुआ बाल्मीक की गली से निकलकर दक्षिणी आबादी 

लेते हुये आनंदनगर एवं गोटेनगर आबादी शामिल करते हुए गिर्राज डंडौतिया की गली तक 
पूर्व -गिर्राज डंडौतिया की गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिती आबादी लेते हुये देवीराम 

उपाध्याय के बाडे को छोडते हुए सेंगर गली होते हुए अंबाह रोड तक 
दक्षिण - अंबाह रोड पर सेंगर गली से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये जैन बगीची 

रोड के मिलान तक 


454 ( 10 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जून 2015 


पश्चिम -- जैन बगीची रोड से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये एम.एल.ए. रोड क्रास कर 

यादव गली के अंत तक 


वार्ड क्रमांक 27 - हनुमान वार्ड 
उत्तर -गिर्राज डंडौतिया की गली से आगे. कन्हैया डंडोतिया के कुए से पूर्व की ओर डामर रोड पर 

चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये इंदिरा सरोवर तक 
पूर्व - इंदिरा सरोवर से दक्षिण की ओर बडोखर हनुमान जी रोड होते हुए पश्चिमी आबादी शामिल 

कर अंबाह रोड तक . 
दक्षिण - अबाह रोड़ पर बडोखर हनुमान जी रोड के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी 

.. आबादी लेते हुये सेंगर वाली गली के मिलान तक . . 
पश्चिम – अंबाह रोड से उत्तर की ओर सेंगर वाली गली में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये देवीराम । 

उपाध्याय का बाडा शामिल करते हुए बाडे की वाउंड्री के सहारे - सहारे पीछे गिर्राज डंडौतिया 
वाली गली से होकर कन्हैया डंडौतिया के कुए तक 


वार्ड क्रमांक 28 - इंदिरा गाँधी वार्ड 
उत्तर - अंबाह तिराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये कैलाश छारी के मकान तक 
पूर्व - कैलाश छारी के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये कालीमाता 

मंदिर तक । 
दक्षिण - काली माता मंदिर से सडक मध्य में पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये 

भगवानदास बाल्मीक के चौराहे से निकलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ओव्हर ब्रिज के पास जे. 

एस. गार्डन तक । 
पश्चिम - ओव्हर ब्रिज के पास जे. एस . गार्डन से उत्तर की ओर अंबाह रोड पर चलकर पूर्वी आबादी . 

लेते हुये अंबाह तिराहे तक । 


वार्ड क्रमांक 29 - मनोहर वार्ड 
उत्तर - ओव्हर ब्रिज के पास जे.एस. गार्डन से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये 

भगावनदास बाल्मीक के चौराहे तक । । 
पूर्व - भगवानदासबाल्मीक के चौराहे से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये माहौर 

चौराहे तक . यहां से पूर्व की ओर नन्दे का पुरा रोड पर चलकर दक्षिण में माहौर गली होते 

हुये पश्चिमी आबादी लेते हुये कबीर आश्रम वाली गली तक 
दक्षिण - कबीर आश्रम वाली गली से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये रेल्वे लाईन 


तक 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 ( 11 ) 


. पश्चिम रेल्वे लाइन के किनारे - किनारे उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये ओव्हर ब्रिज 
- के किनारे - किनारे चलकर जे. एस . गार्डन तक । 


वार्ड क्रमांक 30 - सरोजनी नायडू वार्ड 
उत्तर - रेल्वे लाईन . से कबीर आश्रम की गली में पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुयें । 

नन्दे का पुरा तक. यहां से पश्चिम की ओर मुडकर उत्तरी आबादी लेते हुये माहौर चौराहे 
तक. यहां से उत्तर की ओरचलकर पूर्व की आबादी लेते हुये भगवानदास बाल्मीक के चौराहे 

तक इससे आगे पूर्व की आबादी लेते हुये नन्देपुरा को शामिल कर काली माता मंदिर तक । 
पूर्व - काली माता मंदिर रोड से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये नन्देपुरा को 

. शामिल कर काली माता मंदिर तक । 
दक्षिण -नंदे का पुरा रोड के मिलान से किशनपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी 

. को लेते हुये रेल्वे क्रांसिंग तक 
पश्चिम –शिकारपुर रेल्वे क्रांसिग से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये रेल्वे लाइन के 

किनारे -किनारे कबीर आश्रम की गली तक . 


. 


वार्ड क्रमांक 31 - स्वामी विवेकानंद वार्ड 
उत्तर - नाला नम्बर 01 पर रक्षपाल सिंह की पुलिया से नाला - नाला पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी 

आबादी लेते हुये रेल्वे लाइन तक 
पूर्व - नाला न. 01 के पास रेलवे लाइन के किनारे - किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी . . 

आबादी लेते हुये शिकारपुर दगरे तक . 
दक्षिण –शिकारपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये किन्तु शिकारपुछ गांव 

की आबादी छोडते हुए सिंचाई विभाग के नरूआ की पुलिया तक 
पश्चिम -सिंचाई विभाग के नरूआ की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी को लेते हुये 

शिकारपुर आबादी छोडते हुए नाला नं01 रक्षपाल सिंह वाली पुलिया तक 


वार्ड क्रमांक 32 - गणेश वार्ड 
उत्तर - एम. एस. रोड पर गणेशपुरा की पुलिया से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी को लेते हुये 

रेल्वे माल गोदाम तक । 
पूर्व - रेलवे माल गोदाम से रेलवे लाईन के किनारे -किनारे दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी 

आबादी को लेते हुये नाला नं.01 के प्रारंभिक बिन्दु तक । 
दक्षिण - रेलवे लाइन से नाला नं.1 के किनारे -किनारे पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते 

हुये रक्षपाल सिंह की पुलिया तक । 


454 (12 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


, पश्चिम –रक्षपाल की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये छात्रावास रोड क्रास 
- कर गोस्वामी रोड के पीछे से अ. जा . छात्रावास शामिल करते हुए गणेशपुरा रोड से एम .एस . 

रोड गणेशपुरा की पुलिया तक. । 


वार्ड क्रमांक 33 - रामप्रसाद बिस्मिल वार्ड 
उत्तर - एम .एस. रोड पर पुराने बस स्टेण्ड की पुलिया से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते 

हुये डी. जे. साहब के बंगले तक 
पूर्व - डी. जे.साहब के बंगले से गणेशपुरा रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये 

गोस्वामी रोड तक । गोस्वामी रोड की दोनो ओर की आबादी लेते हुए छात्रावास रोड क्रास कर 

रक्षपाल सिंह की पुलिया नाला नं. 01 तक 
. दक्षिण --रक्षपाल सिंह की पुलिया से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये नाले -नाले से 

कोतवाली के पीछे पुलिया तक 
पश्चिम - कोतवाली की पुलिया से नाले - नाले चलकर पूर्वी आबादी लेकर गांधी कालोनी की पुलिया 

होकर पुराने बस स्टेण्ड की पुलिया तक 


वार्ड क्रमांक 34 - तुलसी वार्ड 
उत्तर - नाला नं 01 पर कोतवाली की पुलिया से नाला - नाला पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी 
- लेते हुये रक्षपाल सिंह की पुलिया तक । 
पूर्व -रक्षपाल सिंह की पुलिया से दक्षिण की ओर नरूआ नरूआ चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये 

शिकारपुर दगरे तक 
दक्षिण - शिकारपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेकर गड्डे के सामने एस. ए. 

एफ. खेत से होकर 5वी बटालियन रोड एवं वनखंडी रोड के मिलान तक 
पश्चिम – वनखंडी रोड मिलान से 5वी बटालियन रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेकर 

परेड ग्राउंड के गेट तक यहां से परेड ग्राउड को शामिल करते हुए परेड ग्राउंड के 
सहारे - सहारे कोतवाली के पीछे नाला नं . 01 की पुलिया तक . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 (13 ) 


वार्ड क्रमांक 35 - शंकर वार्ड 
उत्तर - शिकारपुर दगरे पर गली नम्बर 01 बाल्मीक गली के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी 
आबादी लेते हुये शिकारपुर आबादी लेते हुए रेलवेक्रांसिग तक 

... 
पूर्व -शिकारपुर रेलवे क्रांसिग से दक्षिण की ओर रेल्वे लाईन के किनारे -किनारे चलकर पश्चिमी 

आबादी लेते हुये मुरैना ब्रांच कैनाल तक . . 
दक्षिण - रेलवे पुल से नहर- नहर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये पीपरीपुरा की .. 

- मोरी तक . 
- पश्चिम - मुरैना शाखा नहर से पीपरीपुरा के नरूआ - नरूआ उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते 

हुये गली नं.01 बाल्मीक गली से निकलकर शिकारपुर दगरे तक . . . . 


वार्ड क्रमांक 36 - संजय गाँधी वार्ड 
उत्तर - 5वी बटालियन रोड पर वनखंडी तिराहे से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये 
- गड्ढा के किनारे से होकर शिकारपुर दगरे पर गली नं . 01 बाल्मीक गली तक 
पूर्व -शिकारपुर दगरे से गली नं.01 बाल्मीक गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते 

हुये जीवाराम की वाउंड्री को शामिल करते हुए नरूआ -नरूआ चलकर मुरैना शाखा नहर तक : 
दक्षिण – पीपरीपुरा की मोरी से नहर -नहर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी को लेते हुये 

सैयद के पास ए. बी . रोड की पुलिया तक । 
पश्चिम – ए. बी. रोड पर करील वाले सैयद की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते 

हुये पीपरीपुरा दगरे तक. एवं यहाँ से पीपरीपुरा दगरे पर चलते हुए पूरन पटवारी के मकान के 
सामने से निकलकर उत्तर की ओर चलते हुए रामस्वरूप पार्षद की गली से चलकर उत्तरी 
आबादी लेते हुये, 5वी बटालियन रोड पर पहुंचकर पूर्वी आबादी लेते हुये वनखण्डी रोड के 
मिलान तक. . 


वार्ड क्रमांक 37 - गुरूनानक वार्ड 
उत्तर - वनखण्डी रोड पर ठाकुर गली से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये 5वीं 

बटालियन रोड एवं वनखण्डी रोड के मिलान तक 
पूर्व - वनखण्डी रोड जंक्शन से 5वी बटालियन रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी 

लेते हुये आमपुरा गीतांजली भवन के पीछे एसएएफ के खेत तक .. 
दक्षिण - 5वी बटालियन रोड पर एस.ए.एफ . के खेत से गीतांजली भवन आमपुरा रोड पर पश्चिम की 
.. ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये ठाकुर गली तक . 


454 ( 14 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


.. पश्चिम - आमपुरा डामर रोड से ठाकुर गली में चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये उत्तर की ओर वनखंडी 

रोड तक. 


वार्ड क्रमांक 38 - महात्मा गाँधी वार्ड 
उत्तर - एम. एस . रोड पर बाल निकेतन रोड के मिलान से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते 

हुये पशु चिकित्सालय के चौराहे से दक्षिण की ओर मुडकर नाला नम्बर 01 को शामिल करते 

हुए वायरलैंस केन्द्र के सामने परेड ग्राउंड की पुलिया तक . . 
____ पूर्व - परेड ग्राउंड की पुलिया से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये परेड ग्राउंड के 

___ गेट के सामने से 5वी बटालियन रोड पर वेनखण्डी रोड के मिलान तक . 
दक्षिण - 5वी बटालियन रोड के मिलान से वनखण्डी रोड पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी 
- लेते हुये बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु तक . 
पश्चिम - वनखंडी रोड एवं बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु से बालनिकेतन रोड पर उत्तर की ओर । 

चलकर पूर्वी आबादी लेकर एम. एस . रोड ओर बालनिकेतन रोड के मिलान बिन्दु तक . . 


. वार्ड क्रमांक 39 - गोपाल वार्ड 
उत्तर - वनखण्डी रोड तिराहे से एम. एस . रोड पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये बाल 

निकेतन रोड के मिलान तक 
पूर्व - एम.एस. रोड और बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु से बालनिकेतन रोड पर दक्षिण की . . 

ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये वनखण्डी रोड तक . 
दक्षिण -- वनखण्डी रोड पर बाल निकेतन रोड से पश्चिम की ओर उत्तरी आबादी लेते हुये गायत्री 

कालोनी की पुलिया तक 
पश्चिम - वनखण्डी रोड पर गायत्री कालोनी की पुलिया से एमएस रोड पर वनखण्डी तिराहे तक . 


वार्ड क्रमांक 40 - वनखण्डी वार्ड 
उत्तर - वनखण्डी रोड पर भगरी वाली गली से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये ठाकुर 

गली तक . 
पूर्व --वनखण्डी रोड से ठाकुर गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिती आबादी लेते हुये आमपुरा 

मुख्य मार्ग तक 
दक्षिण - आमपुरा मुख्य मार्ग पर ठाकुर गली के मिलान से पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी 

लेते हुये पूनम नर्सिग होम के सामने नवोदय कालोनी रोड तक . 


... मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 (15 ) 


पश्चिम - नवोदय कालोनी रोड से दयाल कान्वेंट स्कूल मार्ग पर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये भगरी 

वाली गली में प्रवेश कर उत्तर की ओर चलकर वनखण्डी रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 41 - अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड 
उत्तर - बैरियर चौराहे पर पुलिस कंटोल रूम के कोने से पूर्व की ओर एम.एस. रोड पर चलते हुए 

दक्षिणी आबादी लेते हुये वनखण्डी चौराहे पर भगरी वाली गली तक 
पूर्व - भगरी वाली गली में दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये दयाल कान्वेंट स्कूल 

मार्ग एवं नवोदय कालोनी रोड से होकर आमपुरा चौराहे तक . 
दक्षिण -- आमपुरा चौराहे से दक्षिण - पश्चिम की ओर न्यू आमपुरा रोड पर चलकर उत्तुरी आबादी 

लेते हुये ए.बी. रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज़ तक 
पश्चिम -ए. बी. रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये बैरियर 

. चौराहा पुलिस कंटोल रूम तक 


वार्ड क्रमांक 42 - लोकमान्य तिलक वार्ड 
उत्तर - आमपुरा चौराहे से पूर्व की ओर चलकर एस.ए. एफ . के खेत से निकलकर दक्षिणी आबादी 

लेते हुये संजय कालोनी रामस्वरूप पार्षद वाली गली से होकर पीपरीपुरा रोड तक 
पूर्व - पीपरीपुरा रोड पर रामस्वरूप पार्षद की गली के मिलान से दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी 

आबादी लेते हुये पूरन पटवारी के मकान के सामने से होते हुए पीपरीपुरा दगरे से ए. बी. रोड । 

तक 
दक्षिण - ए. बी. रोड पर पीपरीपुरा दगरे से उत्तर की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये आमपुरा 

रोड के पास सीताकोल्ड स्टोरेज तक । 
पश्चिम - ए.बी. रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज से आमपुरा रोड होते हुए पूर्वी आबादी लेते हुये आमपुरा . 

चौराहे तक . 


वार्ड क्रमांक 43 - राजगुरू वार्ड 
उत्तर -किशनपुर रोड 
पूर्व - राजस्व ग्राम भौडेरी की पूर्वी सीमा तक 
दक्षिण - आसन नदी 
पश्चिम - आगरा - मुम्बई रेलवे लाईन 


454 (16 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


Priwwwanam 


वार्ड क्रमांक 44 - सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 
उत्तर - मुरैना शाखा नहर 
पूर्व - आगरा - मुम्बई रेल्वे लाईन 
दक्षिण - आसन नदी 
पश्चिम राजस्व ग्राम डोमपुरा की पश्चिमी सीमा तक 


M 


वार्ड क्रमांक 45 - चम्बल वार्ड 
- उत्तर - महाराजपुर रोड से मयूरवन कालोनी के मुख्य मार्ग पर पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी 

को लेते हुये विस्मिल चौराहे से होते हुए एबी रोड तक । 
पूर्व - ए.बी. रोड पर मयूरवन कालौनी रोड के मिलान से दक्षिण की ओर चलते हुए पश्चिमी 

आबादी को लेते हुये मुरैना ब्रांच कैनाल तक 
दक्षिण -ए. बी. रोड पर मुरैना ब्रांच कैनाल की पुलिया से नहर - नहर पश्चिम की ओर चलते हुये , 

उत्तरी आबादी शामिल करते हुए महाराजपुर की पुलिया तक . . . 
पश्चिम - महाराजपुर की पुलिया से महाराजपुर रोड पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये 

मयूरवन कालोनी के मुख्य मार्ग के मिलान तक 


वार्ड क्रमांक 46 - मयूरवन वार्ड 
उत्तर - एम.एस. रोड पर महाराजपुर रोड से पूर्व की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये 

रेस्टहाउस तक 
पूर्व - बैरियर चौराहे के पास रेस्टहाउस कॉर्नर से ए. बी. रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी 

___ आबादी लेते हुये मयूरवन कालोनी मुख्य मार्ग के मिलान तक. 
दक्षिण –ए. बी.रोड से मयूरवन कालोनी मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर उत्तरी आबादी लेते हुये 

विस्मिल चौराहा शामिल करते हुये महाराजपुर रोड तक 
पश्चिम - महाराजपुर रोड पर मयूरवन कालोनी के मिलान से उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबाँदी लेते 

हुये एम . एस . रोड तक. 


वार्ड क्रमांक 47 -- शहीद भगत सिंह वार्ड 
उत्तर . -- एम .एस. रोड पर श्यामाचरण उपाध्याय कॉलेज के पास जौरा खुर्द की पश्चिमी सीमा से पूर्व 

की ओर चलकर दक्षिणी आबादी लेते हुये महाराजपुर रोड तक 
पूर्व। - एम. एस . रोड से महाराजपुर रोड पर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिमी आबादी लेते हुये मुरैना 

शाखा नहर की महाराजपुर पुलिया तक . 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015 


454 (17 ) 


, दक्षिण --महाराजपुर की पुलिया से नहर - नहर पश्चिम की ओर चलते हुए उत्तरी आबादी लेते हुये 

महाराजपुर की पश्चिमीराजस्व सीमा तक , 
पश्चिम - महाराजपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा पर उत्तर की ओर चलकर पूर्वी आबादी लेते हुये 

श्यामाचारण उपाध्याय कालेज के पास जौरा खुर्द की पश्चिमी सीमा पर एम.एस. रोड़ तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

शिवानंद दुबे , आयुक्त . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---2015. 


